निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 श्रावण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 761 ) पटना , वृहस्पवितार , 9 अगस्त 2018 


ऊर्जा विभाग 


अधिसूचना 

7 अगस्त 2018 
बिहार विद्युत् उत्पादन उपक्रम अंतरण योजना, 2018 

के अंतरण की प्रभावी तिथि 
सं0 प्र0 / BSPGCL -01 / 2018- 08 - विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 131 , 134 एवं अन्य लागू 
उपबंधों के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा (क) BSPGCL का बेगुसराय में 
स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन ( BTPS ) स्टेज - 1 तथा स्टेज -2; ( ख ) BSPGCL का नबीनगर पावर जेनरेटिंग 
कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ( NPGCL) में हिस्सापूँजी योगदान और (ग) BSPGCL का कांटी बिजली उत्पादन निगम 
लिमिटेड (KBUNL ) में हिस्सापूँजी योगदान के तहत् BSPGCL में निहित परिसंपतियों , हितों, अधिकारों , निर्दिष्ट 
देयताएं और विनिर्दिष्ट कर्मियों को NTPC लिमिटेड को हस्तांतरण के उद्देश्य से अधिसूचना संख्या 05 दिनांक 
27.06.2018 द्वारा बिहार विद्युत उत्पादन उपक्रम अंतरण योजना , 2018 (“ अंतरण योजना ") अधिसूचित किया 
गया है । 

उपरोक्त BSPGCL की परिसंपत्तियों का NTPC को हस्तांतरण के उद्देश्य के लिए सभी अग्रगामी शर्तों को 
पूर्ण करने के पश्चात , राज्य सरकार एतद द्वारा दिनांक 27 . 06. 2018 को ( ख ) BSPGCL का नबीनगर पावर 
जेनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ( NPGCL ) में हिस्सापूँजी योगदान और (ग) BSPGCL का कांटी बिजली 
उत्पादन निगम लिमिटेड ( KBUNL ) में हिस्सापूँजी योगदान तथा दिनांक 07.08 . 2018 को ( क ) BSPGCL के 


बिहार गजट ( असाधारण ), 9 अगस्त 2018 


बेगुसराय स्थित बरौनी थर्मल पावर स्टेशन ( BTPS ) स्टेज -1 तथा स्टेज- 2 हेतु बिहार विद्युत उत्पादन उपक्रम 
अंतरण योजना , 2018 (“ अंतरण योजना") का प्रभाव में आने की तिथि, तथा उपरोक्त विनिर्दिष्ट परिसंपतियों , 
हितों , अधिकारों , देयताएं और कर्मियों का BSPGCL से NTPC लिमिटेड (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी जिसका 
पंजीकरण संख्या CIN L40101DL1975GOI007966 दिनांक 07.11. 1975) को अंतरण की तिथि के रूप में 
निर्धारित किया जाता है । 

उपर्युक्त तिथियों को संबंधित परिसंपत्तियों के लिए, जिससे विनिर्दिष्ट उपक्रमों या परिसंपत्तियों या हितों के 
प्रत्येक भाग का अंतरिती को हस्तांतरण हेतु “ अंतरण की प्रभावी तिथि” या “ परिसंपति अंतरण तिथि ” के रूप में 
माना जाएगा । 
नोट:- अधिसूचना के हिंदी संस्करण के किसी बिंदु या विवरणी पर अस्पष्टता अथवा संशय की स्थिति में 
अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

प्रत्यय अमृत, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


The 7th August 2018 
EFFECCTIVE DATE OF TRANSFER 

FOR 
THE BIHAR POWER GENERATION UNDERTAKINGS TRANSFER SCHEME, 2018 

No . प्र0 / BSPGCL - 01 / 2018 - 08 -In exercise of powers conferred under Sections 131 , 
134 and other applicable provisions of the Electricity Act, 2003 , the Government of Bihar 
have notified The Bihar Power Genration Undertakings Transfer Scheme 2018 ( “ Transfer 
Scheme" ) vide Notification No . 05 dated 27 .06 .2018 for the purpose of transfer and 
vesting of properties, interests, rights , specified assets , specified liabilities and specified 
personnel concerning ( a ) Barauni Thermal Power Station ( BTPS ) Stage-I and Stage-|| 
situated at Begusarai, Bihar; ( b ) BSPGCL s equity contribution in Nabinagar Power 
Generating Company Private Limited (NPGCL ) and (c ) BSPGCL s equity contribution in 
Kanti Bijli Utpadan Nigam Limited (KBUNL ), from BSPGCL to NTPC Limited. 

Having completed all of the condition precedents for the purpose of transfer of 
abovementioned assets of BSPGCL to NTPC Limited , the State Government hereby 
appoints 27 .06 .2018 for (b ) BSPGCL s equity contribution in Nabinagar Power Generating 
Company Private Limited ( NPGCL) and (c ) BSPGCL s equity contribution in Kanti Bijli 
Utpadan Nigam Limited (KBUNL); and 07 .08 .2018 for (a ) Barauni Thermal Power Station 
( BTPS ) Stage -I and Stage-|| situated at Begusarai, Bihar as the date of coming into force 
of The Bihar Power Genration Undertakings Transfer Scheme 2018 (" Transfer Scheme " ) , 
and as the Date of Transfer of above mentioned specified properties, interests , rights , 
assets , liabilities and personnel , from BSPGCL to NTPC Limited , a public Company limited 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 9 अगस्त 2018 


by shares having registration no . CIN L40101DL1975GOI007966 dt . 07. 11. 1975 . 

The abovementioned dates shall be considerd as “ Effective Date of Transfer" or 
“ Asset Transfer Date " for the respective assets from which the transfer of each part of 
the Specified Undertakings or assets or interest are transferred to the Transferee . 

By order of the Governor of Bihar , 

PRATYAYA AMRIT , 
Principal Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 761 -571 + 100 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


